. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
19 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 298 राँची, सोमवार , 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

शुद्धि पत्र 
14 मार्च, 2018 


संख्या-8/ गठन / 144/ 2017 / नवि आ०- 1533-- नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना 
संख्या-7819, दिनाक 20 दिसम्बर , 2017 के अनुलग्नक -1 के स्तंभ -5 में राजस्व ग्राम के नाम के 
सम्मुख अंकित ग्राम पंचायत करमाटांड अंश को करमाटांड पढ़ा जाय । 
2. अधिसूचना संख्या -7819 , दिनाक 20 दिसम्बर , 2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 298 -- 200 


